निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , मंगलवार , 3 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 9 ) 


गृह ( कारा ) विभाग 


अधिसूचना 


24 नवम्बर 2011 


सं 0 कारा / स्था ० (अधि o)01-03 / 10–4878— गृह ( कारा ) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 3717, 
दिनांक 19 अगस्त 2010 द्वारा बिहार कारा सेवा में नियुक्त श्री विधु कुमार, परीक्ष्यमान काराधीक्षक , सम्प्रति प्रशिक्षण 
हेतु आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में संलग्न को अधीक्षक , उप कारा, झंझारपुर के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ०) । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 9-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


